सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 अग्रहायण, 1940 ( श० ) 
30 नवम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1070 राँची , शुक्रवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


संकल्प 
28 नवम्बर , 2018 


संख्या-5/ आरोप- 1- 487 / 2014- 2817 ( HRMS)-- श्री पवन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
663/03, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन अंचल अधिकारी , तरैया , छपरा (बिहार ) के विरूद्ध सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के पत्रांक -18933, दिनांक 12 दिसम्बर , 2013 के माध्यम से जिला 
पदाधिकारी, सारण , छपरा के पत्रांक -112, दिनांक 14 नवम्बर , 2012 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित 
कर उपलब्ध कराया गया , जिसमें इनके विरूद्ध श्री महावीर राय , चौकीदार को सेवानिवृति के बाद भी 
वेतन का भुगतान कर सरकार को राजस्व की क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित है । 

उक्त आरोपों के लिए श्री कुमार से विभागीय पत्रांक- 2979, दिनांक 25 अप्रैल, 2014 द्वारा 
स्प्ष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक -58, दिनांक 26 जून , 2014 
द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । 

श्री कुमार के स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक -7406, दिनांक 23 जुलाई, 2014 द्वारा सामान्य प्रशासन 
विभाग, बिहार , पटना से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार , पटना के पत्रांक -3130 , दिनांक 16 मार्च, 2017 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर मंतव्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 30 नवम्बर, 2018 


उपलब्ध कराया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 7763, दिनांक 05 जुलाई, 2017 
द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक - 367 , दिनांक 22 दिसम्बर , 2017 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध जाँच 
प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया , जिसकी समीक्षा की गयी । समीक्षा में पया गया कि श्री महावीर राय , 
चौकीदार की सेवानिवृत्त के उपरांत भी श्री कुमार द्वारा वेतन का भुगतान किया गया , जिसके लिए 
श्री कुमार जिम्मेवार हैं । 

अतः समीक्षोपरांत श्री पवन कुमार के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2016 के नियम- 14 (iii ) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक 
की शास्ति अधिरोपित किया जाता है । 


Sr No. 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F. No. 


PAWAN KR. 


BHR/ BAS / 3117 


| श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 663/ 03), तत्कालीन अंचल 

अधिकारी, तरैया, छपरा (बिहार ) के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 (iii ) 
के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक की शास्ति 
अधिरोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1070 -- 50 


